रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


" 


. 


. 


. 


. 


. . . 


L . 


:.. 


JE 


. 


: - 
. 
- 
: 

- 


O . 11 


.:. 


. 
. 


। 
1 


. 


LI 


2 


LIM 


. 


. 


सामव - जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 573 ] 
No. 573] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 19 , 2016 / श्रावण 28 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 19 , 2016 /SRAVANA 28 , 1938 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 अगस्त , 2016 
सा . का . नि . 804( अ). — केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क ( विनियमन ) अधिनियम , 1995 (1995 का 7) की 
धारा 22 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम , 1994 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क ( संशोधन) नियम, 2016 है । 
__ (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) में , नियम 6 के उपनियम (1) में , 
खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

“( थ) किसी रूप में पशुओं के प्रति क्रूरता या हिंसा चित्रित करता है या अवैज्ञानिक विश्वास को प्रोत्साहित करता है 

जो पशु के लिए अपहानि कारित करता है ।" 
3. मूल नियमों में , नियम 7 के उपनियम ( 2) में , खंड ( viii ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत :स्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 

“(ix ) किसी रूप में पशुओं के प्रति क्रूरता या हिंसा चित्रित करता है या अवैज्ञानिक विश्वास को प्रोत्साहित करता है 
जो पशु के लिए अपहानि कारित करता है । " 

[ फा . सं. 9/ 10/ 2012- बीपीएंडएल (भाग-I)] 

मिहिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 


4065 GI/2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


+ 


टिप्पण : मूल नियम , भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा . का . नि . सं . 729( अ ) 

तारीख 29 सितंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन द्वारा किए गए : 
1. सा . का .नि. 459 (अ), तारीख 8 अक्तूबर , 1996 
2. सा . का .नि . 26( अ), तारीख 18 जनवरी , 2000 
3. सा . का .नि. 710 (अ), तारीख 8 सितंबर , 2000 

सा. का .नि . 719( अ), तारीख 13 सितंबर , 2000 
5. सा . का .नि . 282 ( अ), तारीख 11 मई, 2006 
6. सा . का .नि . 452 ( अ), तारीख 31 जुलाई, 2006 
7. सा . का .नि. 459(अ), तारीख 2 अगस्त, 2006 
8. सा . का .नि. 469(अ), तारीख 9 अगस्त, 2006 
9. सा . का . नि . 697( अ), तारीख 11 नवंबर, 2006 
10 . सा . का . नि . 286 ( अ), तारीख 11 अप्रैल, 2007 
11. सा . का . नि . 482( अ), तारीख 12 जुलाई, 2007 
12. सा . का .नि. 774(अ), तारीख 3 दिसंबर , 2007 
13. सा . का . नि . 25( अ), तारीख 10 जनवरी , 2008 
14. सा . का . नि . 104( अ), तारीख 25 फरवरी, 2008 
15 . सा . का . नि . 413( अ), तारीख 29 मई , 2008 
16 . सा . का . नि . 138( अ), तारीख 27 फरवरी, 2009 
17. सा . का . नि . 411( अ), तारीख 12 जून , 2009 
18. सा . का . नि . 940( अ), तारीख 28 अप्रैल , 2012 
19 . सा . का . नि . 1521( अ), तारीख 6 जुलाई, 2012 
20 . सा . का . नि . 216( अ), तारीख 21 मार्च, 2015 
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th August, 2016 
G . S . R . 804 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 22 of the Cable 
Television Networks (Regulation ) Act, 1995 ( 7 of 1995 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cable Television Networks Rules , 1994 , namely : 
1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2016 . 

( 2 ) They shall come into force onthe date of their publicationinthe Official Gazette. 
2 . In the Cable Television Networks Rules, 1994 , (herein referred to as the principal rules ), in rule 6 , in 
sub - rule ( 1), after clause (p ), the following clause shall be inserted , namely : 

“ (q ) depicts cruelty or violence towards animals in any form or promotes unscientific belief that 
causes harm to animals: ". 


[ 911 II - QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. In the principal rules, in rule 7 , in sub -rule (2 ), after clause (viii ), the following clause shall be inserted , 
namely : 

“ (ix ) depicts cruelty or violence towards animals in any form or promotes unscientific belief that causes 
harm to animal.” . 

[F . No. 9 / 10 /2012 -BP & L (Part - 1] 


MIHIR KUMAR SINGH , Jt. Secy . 


i 


i 


įn 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , section 3 , sub - section (i) 

vide notification number G .S .R . 729 (E ), dated the 29th September, 1994 and were subsequently 
amended vide : 

G .S . R . 459 ( E ), dated the 8th October , 1996 . 
G . S . R . 26 ( E ), dated the 18th January , 2000 . 
G .S.R . 710 (E ), dated the 8th September, 2000 . 
G .S .R . 719 (E ), dated the 13th September, 2000 . 

G .S.R . 282(E ), dated the 11th May , 2006 . 
6 . G .S.R . 452 (E ), dated the 31st July , 2006 . 
7. G .S.R . 459(E ), dated the 2nd August , 2006 . 
8 . G .S.R . 469(E ), dated the 9th August, 2006 . 
9. G .S.R . 697(E ), dated the 11th November, 2006 . 

G .S .R . 286 ( E ), dated the 11th April, 2007 . 
11. G .S .R . 482 (E ), dated the 12th July , 2007 . 
12 . G .S.R . 774 (E ), dated the 3rd December, 2007. 
13. G .S.R . 25 (E ), dated the 10th January, 2008 . 
14 . G .S.R . 104 (E ), dated the 25th February, 2008. 
15. G .S.R . 413(E ), dated the 29th May, 2008 . 
16 . G .S .R . 138 (E ), dated the 27th February , 2009 . 
17 . G .S.R . 411(E ), dated the 12th June, 2009 . 
18. S.O . 940 ( E ), dated the 28th April, 2012. 
19 . S .O . 1521(E ), dated the 6th July, 2012. 
20. G .S.R . 216 (E ), dated the 21stMarch , 2015 . 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


GORAKH NATH Digitally signed by GORAKH 
GUNAANNAIN NATH YADAV 
YADAV 

Date : 2016 . 08 .22 16 :30:55 
+ 05 30 


